निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 184) पटना , मंगलवार 5 फरवरी 2019 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

___ 13 जुलाई 2018 
सं० 22 / नि०सि०( भाग०) - 09 - 13 / 2007 / 1488 - श्री विनीत कुमार (ID- 3581 ), तत्कालीन सहायक 
अभियंता , ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, शेखपुरा संप्रति जल संसाधन विभाग, पटना के विरूद्ध शेखोपुर सराय थाना 
कांड सं0 - 25 / 07 , कोरमा थाना कांड सं0 - 34 / 2007, शेखपुरा थाना कांड सं0 - 299 / 07 एवं बरबीघा थाना कांड 
सं0 - 62 / 07 मामले में विभिन्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया । संचालन पदाधिकारी ने श्री 
कुमार के विरूद्ध तीन आरोपों को प्रमाणित पाया है , जिसके आलोक में श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया । 
श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार, पटना से मंतव्य अप्राप्त रहने 
के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निर्णय नहीं हो पाया है । 

श्री कुमार को उनके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के आरोप एवं 39,53, 303 / - ( उनचालीस लाख तिरपन 
हजार तीन सौ तीन) रूपये का समायोजन नहीं होने के कारण विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को देखते हुए सरकार 
के स्तर पर समीक्षोपरांत लिए निर्णय के आलोक में , बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
2005 के नियम 9(1) क में निहित प्रावधान के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन , जल संसाधन विभाग , गया का 
कार्यालय, निर्धारित किया जाता है । 
___ 3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रमा प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 184 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


